सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

____ 11 अश्विन, 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , 

3 अक्टूबर , 2016 (ई० ) 


संख्या 796 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2016 


संख्या - 2/ अ. सृ. - 10 / 2010-5342 -- उपायुक्त, पलामू के पत्रांक -378, दिनांक 2 जुलाई , 2007 द्वारा 
पलामू जिलांतर्गत पाण्डू अंचल के सृजन करने का प्रस्ताव तदोपरांत आयुक्त, पलामू प्रमंडल , मेदिनीनगर के 
पत्रांक -63, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में राजस्व प्रशासन को और सुदृढ़ 
करने एवं जन सुविधा के मद्देनजर पलामू जिलान्तर्गत पाण्डू अंचल का गठन / सृजन किया गया है | नवसृजित 
अंचल के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम उनके नाम के सामने अंकित है । 


2. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 2 सितम्बर , 2013 में मद संख्या- 33 के द्वारा दी गई स्वीकृति 
के आलोक में राज्यादेश सं .-3497 , दिनांक 4 नवम्बर , 2013 द्वारा पलामू जिलांतर्गत पाण्डू अंचल तथा इनके 
लिए आवश्यक पदों का सृजन किया गया है । 


____ 3. वर्तमान में पाण्डू अंचल के अन्तर्गत कुल 08 ( आठ ) ग्राम पंचायत एवं 71 (एकहत्तर) राजस्व ग्राम 
निम्नवत् हैं : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 3 अक्टूबर, 2016 
मुख्यालय । | ग्राम पंचायत का नाम राजस्व ग्राम 


प्रस्तावित 
अंचल 
नाम 


का 


पाण्डू 


पाण्डू 


| 1. कजरू खूर्द 


2. महुगांवा 


3. पाण्डू 


4 . कुटमू 


5 . तीसीबार 


6. मलबरिया 


कुटम्, गौरलेटवा, छतरपुर , नौगढ़ , लुमरत 
बहिनी , भदुमा , लहर बंजारी, प्रतापपुर, सिरहा , 
छेछरिया, पेनेरी पुरवा, ईटाही, मलवरिया, 
सेमरी, मुरमा कलां, मुरमा खुर्द, ढाचा बार, 
भुखडिया, डाला कलां, तिसीबार कलां, चौरा , 
अचंगा उर्फ हरका, कुटमू, दरूआ, तिसीबार खूर्द , 
डाला खुर्द, झरना कलां, चपिया, धानुडीह, 
चनौखर, फुलिया, ओरडीहा , सिहलदेव, सलाहना, 
पुनरवा कलां, पुनरवा खुर्द, बलार, पुशा उर्फ 
हेंगाबार, लोटरा , खैरा , भटवलिया, बसडीहा , 
झरगाडा , महगाँवा , कांटी , खुर्रा, करमडीह, पनरू, 
लाभर पनरू , असनौलिया , मुसीखाप, पुसना 
कजरू, हिसरा , महुली, कजरू खुर्द, कजरू कलां, 
पिपरी, मरूमातू-मुरूरातू , कुलिया , सिलदिली, 
ओबरा , बेलहारा , गोलपा, सिकनी, पोखरी , 
नेवरी , गौ सराय , रबरा , कबरी , रतनाग 


7. उंटारी रोड 


8. लुम्बा सतबहिनी 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 796 – 50 | 


